इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यम 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 42 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 - आश्विन 25 , शक 1936 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, आयुक्त, 

चंबल संभाग, 

मुरैना 


( 1 ) 


( 2 ) 


3 


मुरैना , दिनांक 9 अक्टूबर 2014 


4 


5 


6 


7 


8 


क्र . परि.मु. - 2014-5706. - मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन 
एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्र . 3-518 - अठारह - 3-2004 , 
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, मैं , शिवानंद दुबे, आयुक्त , चंबल संभाग , 
मुरैना एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 
( क्रमांक 23, सन् 1956 ) की धारा 10( 1 ) के अधीन नगरपालिक 
निगम, मुरैना के वार्डों का विस्तार निम्नलिखित अनुसूची अनुसार 
अवधारित करता हूं : 

अनुसूची-1 


9 


10 


11 


कबीर वार्ड 
किदवई वार्ड 
तात्याटोपे वार्ड 
शास्त्री वार्ड 
दाऊ जी वार्ड 
राजेन्द्र वार्ड 
लक्ष्मीबाई वार्ड 
चन्द्रशेखर वार्ड 
सुखदेव वार्ड 
पशुपति नाथ वार्ड 
लोहिया वार्ड 
प्रताप वार्ड 
महादेव वार्ड 
रामजानकी वार्ड 
नेहरू वार्ड 
महावीर वार्ड 
रविदास वार्ड 


12 


13 


गठित वार्डों के नाम 


14 


15 


वार्ड क्र . 


वार्ड का नाम 

( 2 ) 


16 


( 1 ) 


17 


1 


टैगोर वार्ड 


18 


2 


महाकाल वार्ड 


19 


3769 


3770 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


20 


ज्योतिबा फुले वार्ड 


दक्षिण - राजस्व ग्राम बडोखर। जेबराखेडा से मिलने वाली 

मुडियाखेडा की राजस्व सीमा. 
पश्चिम - राजस्व ग्राम बडोखर से मिलने वाली मुडियाखेडा की 

राजस्व सीमा. 


21 


जवाहर वार्ड 


22 


विनोबा वार्ड 
बिहारी जी वार्ड 


23 


वार्ड क्रमांक 2 - महाकाल वार्ड 


24 


सुभाष वार्ड 
उत्तमपुरा वार्ड 


25 


उत्तर - अंबाह बायपास पर इमलिया रोड के जोड़ से पूर्व की 

ओर चलकर अंबाह बायपास तिराहे के जोड़ से होकर 
राजस्व ग्राम मुडियाखेडा से मिलने वाली बडोखर की 
उत्तरी राजस्व सीमा . 


26 


27 


28 


पूर्व - राजस्व ग्राम मुडियाखेडा से मिलने वाली बडोखर की 

पूर्वी राजस्व सीमा . 


29 


30 


दक्षिण -किशनपुर रोड पर पश्चिम की ओर चलकर नंदे का 

पुरा रोड के जोड़ तक . 


31 


32 


33 


अम्बेडकर वार्ड 
हनुमान 

वार्ड 
इंदिरा गांधी वार्ड 
मनोहर वार्ड 
नायडू 

वार्ड 
गांधी वार्ड 
गणेश वार्ड 
बिस्मिल वार्ड 
तुलसी वार्ड 
शंकर वार्ड 
संजय वार्ड 
नानक वार्ड 
विवेकानंद वार्ड 
गोपाल वार्ड 
वनखण्डी वार्ड 


34 


पश्चिम -नंदे का पुरा रोड से उत्तर की ओर चलकर नंदे का 

पुरा छोड़ते हुए किन्तु आगे बडोखर की आबादी 
को शामिल कर अंबाह रोड पर कैलाश छारी के मकान 
तक , यहां से अंबाह रोड क्रास कर बडोखर हनुमान 
रोड से होते हुए इमलिया रोड एवं अंबाह बायपास के 
जोड़ तक . 


35 


36 


37 


38 


वार्ड क्रमांक 3 - कबीर वार्ड 


39 


40 


उत्तर -- क्वारी नदी. 


41 


अटल वार्ड 


पूर्व - राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली लालौर की पूर्वी 

राजस्व सीमा . 


42 


तिलक वार्ड 


43 


44 


45 


राजगुरू वार्ड 
सरदार पटेल वार्ड 
चम्बल वार्ड 
मयूरवन वार्ड 
भगतसिंह वार्ड 


46 


दक्षिण - इंदिरा सरोवर के पीछे से एम.पी.ई.बी. सब - स्टेशन पर 

पहुंच कर पश्चिम की ओर चलकर लालोर रोड पर 
कन्हैया डंडोतिया के कुए से दक्षिण की ओर मुड़कर 
गिर्राज डंडौतिया की गली के पास कुए तक , वहां से 
गोटेनगर व उत्तमपुरा के पीछे से होकर रेल्वे लाईन पर 

उत्तमपुरा की पुलिया तक . 
पश्चिम - दिल्ली -मुंबई मुख्य रेल्वे लाईन . 


47 


अनुसूची -2 
परिसीमन पश्चात् गठित वार्डों की निर्धारित चतुर्सीमा 


वार्ड क्रमांक 4 - किदवई वार्ड 


उत्तर - क्वारी नदी 


वार्ड क्रमांक 1 - टैगोर वार्ड 


उत्तर - राजस्व ग्राम इमलिया से मिलने वाली मुडियाखेडा की 

राजस्व सीमा . 


पूर्व - दिल्ली - मुंबई मुख्य रेल्वे लाईन. 
दक्षिण - लालोर रेल्वे फाटक से अंबाह बायपास पर पश्चिम 

की ओर चलकर नाला नंबर 1 की पुलिया तक , वहां से 
उत्तर की ओर मुड़कर सुंदरपुर दगरे तक, सुंदरपुर दगरे पर 


पूर्व - राजस्व ग्राम गंजरामपुर/ जींगनी से मिलने वाली मुडियाखेडा 

की राजस्व सीमा . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3771 


पश्चिम की ओर चलकर ए.बी. रोड पर पलाश ढाबे तक . 
यहां से ए.बी. रोड पर चलकर निवी जोड़ पर पहुंचकर 

पश्चिम की ओर चलते हुए निवी गांव तक . 
पश्चिम - निवी गांव की पश्चिमी राजस्व सीमा पर चलकर 

क्वारी नदी तक . 


पश्चिम - मुरैना गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर 

चलकर एम.एस. रोड क्रास कर श्रीराम फार्म हाउस के 
पास नरूआ- नरूआ चलकर मुंगावली से लगी राजस्व 


सीमा तक . 


वार्ड क्रमांक 8 - राजेन्द्र वार्ड 


वार्ड क्रमांक 5 - तात्याटोपे वार्ड 


उत्तर -- मुंशी का बाग रोड पर पूर्व की ओर चलकर ए.बी. रोड 

पर पलाश ढाबे तक . वहां से पूर्व दिशा की ओर नाला 

नं . 1 तक . 
पूर्व - नाला नं . 1 पर नाला -नाला दक्षिण की ओर चलकर 

अंबाह बायपास तक . 


उत्तर - मुरैना गांव की पूर्वी सीमा से जौरा खुर्द की उत्तरी सीमा 

पर पूर्व की ओर चलते हुए जौरी गांव के चौराहे तक. 
पूर्व - जौरी गांव के चौराहे से दक्षिण की ओर चलकर एम.एस. 

रोड पर रामेश्वर यादव के मार्केट तक . 


दक्षिण -एम.एस. रोड पर रामेश्वर यादव के मार्केट से 

पश्चिम की ओर चलते हुए सोलंकी पेट्रोल पम्प से 
आगे चलकर जौरा खुर्द की राजस्व सीमा पर दाऊजी 
नगर तक . 


1 


दक्षिण - अंबाह बायपास पर नाला नं . 1 की पुलिया से पश्चिम 

की ओर चलकर ए.बी. रोड क्रास कर फोरेस्ट कालोनी 

होते हुए जौरी गांव नई आबादी तक. 
पश्चिम - फोरेस्ट कालोनी के पीछे जौरी गांव की नई आबादी 

से उत्तर की ओर चलकर मुंशी का बाग रोड तक . 


पश्चिम - दाऊजी नगर से उत्तर की ओर चलकर जौरा खुर्द की 

उत्तरी सीमा तक. 


वार्ड क्रमांक 9 - लक्ष्मीबाई वार्ड 


वार्ड क्रमांक 6 - शास्त्री वार्ड 


उत्तर - जौरी गांव के चौराहे से पूर्व की ओर चलकर ऋषि 

गालब कालेज के सामने से ए.बी. रोड तक . 


उत्तर - मुरैना गांव से पूर्व की ओर चलकर मुरैना गांव तथा 

जौरी की मिश्रित आबादी को शामिल कर मुंशी के 
बाग के पीछे तक . 


पूर्व - ऋषि गालब कालेज रोड जौरी के जोड़ से ए.बी. रोड पर 

दक्षिण की ओर चलकर बैरियर चौराहे तक . 


पूर्व - मुंशी का बाग के बाहर से दक्षिण की ओर चलकर जौरी 

गांव के बाहर से निकलकर एम. एस. रोड पर मुरैना गांव 
की सीमा पर दाऊ जी नगर तक . 


दक्षिण - बैरियर चौराहे से एम.एस. रोड पर पश्चिम की 

ओर चलकर रतनदेव मैरिज गार्डन के सामने से होकर 
रामेश्वर यादव के मार्केट तक . 


दक्षिण - एम. एस . रोड पर दाऊ जी नगर से पश्चिम की ओर 

चलकर कैलादेवी फ्लोर मिल तक . 


पश्चिम - एम. एस. रोड रामेश्वर यादव मार्केट के जोड़ से उत्तर 

की ओर चलकर जौरी गांव के चौराहे तक. 


पश्चिम - एम . एस. रोड पर कैलादेवी फ्लोर मिल से मुरैना गांव 

के मार्ग पर उत्तर की ओर चलकर मुरैना गांव तक . 


वार्ड क्रमांक 10 -- चन्द्रशेखर वार्ड 


वार्ड क्रमांक 7 - दाऊ जी वार्ड 


उत्तर - जौरी गांव की नई आबादी से पूर्व की ओर चलकर 

फोरेस्ट कालोनी होते हुए ए. बी. रोड तक . 
पूर्व - ए.बी. रोड पर फोरेस्ट कालोनी रोड के मिलान से 

दक्षिण की ओर चलकर के . एस. फैक्ट्री के सामने 
जौरी रोड तक . 


उत्तर - मुरैना गांव की सीमा के उत्तर - पश्चिमी कोने से पूर्व की 

ओर चलते हुए मुरैना गांव तक . 
पूर्व - मुरैना गांव से दाऊ जी का मंदिर एवं गांव की शेष 

आबादी लेते हुए दक्षिण की ओर चलकर एम. एस. रोड 
पर कैलादेवी फ्लोर मिल तक, यहां से एम. एस . रोड 
क्रास कर दक्षिण दिशा में मुरैना गांव की राजस्व 
सीमा तक . 


दक्षिण - ए.बी. रोड से ऋषि गालब कालेज के सामने से पश्चिम 

की ओर चलकर जौरी गांव के चौराहे तक. 


पश्चिम - जौरी गांव की पश्चिमी सीमा पर उत्तर की ओर 

चलकर फोरेस्ट कालोनी के पीछे नई आबादी तक . 


दक्षिण - मुरैना गांव की दक्षिणी राजस्व सीमा. 


3772 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


वार्ड क्रमांक 14 


-प्रताप वार्ड 


वार्ड क्रमांक 11 

-सुखदेव वार्ड 
उत्तर - ए.बी. रोड से अंबाह बायपास पर पूर्व की ओर चलते 

हुए बारह फुटा हनुमान रोड तक . 


1 


पूर्व - अंबाह बायपास से बारह फुटा हनुमान रोड पर सिद्धनगर 

से दक्षिण की ओर चलकर मस्जिद वाली गली तथा बाल 
सम्प्रेक्षणगृह के बगल से चलकर जगदीश सीमेंट वाले की 
गली से नैनागढ़ रोड तक . 


उत्तर - अम्बाह बायपास पर बारह फुटा हनुमान जी रोड से 

पूर्व की ओर चलते हुए नाला नं. 1 की पुलिया तक . 
पूर्व -- अम्बाह बायपास पर नाला नं. 1 की पुलिया से नाले -नाले 

दक्षिण की ओर चलकर ट्रेंच रोड तक एवं ट्रेंच रोड पर 
पूर्व की ओर मुड़कर सेन्ट्रल वेयरहाउस के पीछे की गली 
से निकलकर महावीरपुरा मेन रोड तक. यहां से दक्षिण 
की ओर चलकर वेयरहाउस रोड तक . 


दक्षिण - नैनागढ रोड पर जगदीश सीमेंट वाले की गली से 

पश्चिम की ओर चलकर के . एस. फैक्ट्री चौराहे तक . 
पश्चिम - के. एस . फैक्ट्री चौराहे से ए.बी. रोड पर उत्तर की 

ओर चलकर अंबाह बायपास तक . 


दक्षिण - वेयरहाउस रोड पर महावीरपुरा मेन रोड के मिलान 

से पश्चिम की ओर चलकर माधौपुरा रोड होते हुए मण्डी 
गेट के सामने से निकलकर जगदीश सीमेंट वाले की 
गली तक . 


वार्ड क्रमांक 12 - पशुपतिनाथ वार्ड 
उत्तर - ए.बी. रोड से नैनागढ रोड पर पूर्व की ओर चलकर 

कृषि उपज मण्डी के सामने तिलहन संघ रोड के 
मिलान तक . 


पश्चिम - नैनागढ रोड से जगदीश सीमेंट वाले की गली से बाल 

सम्प्रेक्षणगृह के बगल से होकर सिद्धनगर मस्जिद वाली 
रोड एवं बारह फुटा हनुमान मंदिर रोड से होकर अंबाह 
बायपास तक . 


वार्ड क्रमांक 15 - महादेव वार्ड 


चलते हुए, 


पूर्व - नैनागढ रोड से तिलहन संघ रोड पर दक्षिण की ओर 

प्रेमी नर्सिंग होम रोड तक . यहां से पश्चिम 
की ओर मुड़कर डॉ . तोमर के चौराहे से होकर दक्षिण की 
ओर चलकर एम. एस. रोड पर कोर्ट तिराहे तक . 


उत्तर - अम्बाह बायपास रोड पर नाला नं . 1 के मिलान से 

पूर्व की ओर चलकर शांति वेयर हाउस के पास कच्चे 


रास्ते तक. 


दक्षिण - एम. एस . रोड पर कोर्ट तिराहे से पश्चिम की ओर 

चलकर बैरियर चौराहे तक . 


पूर्व - अम्बाह बायपास रोड से शांति वेयर हाउस के पास 

कच्चे रास्ते से दक्षिण की ओर चलकर ट्रेचिंग ग्राउड 
रोड क्रास कर महावीर पुरा मेन रोड पर वेयर हाउस के 
पीछे गली तक. 


पश्चिम - बैरियर चौराहे से ए.बी. रोड पर उत्तर की ओर 

चलकर नैनागढ रोड तक. 


वार्ड क्रमांक 13 - लोहिया वार्ड 


दक्षिण - महावीर पुरा मेन रोड से वेयर हाउस के पीछे की 

गली में पश्चिम की ओर चलकर ट्रेंच रोड होकर नाला 
नम्बर 1 तक . 


उत्तर - नैनागढ रोड पर तिलहन संघ रोड के मिलान से पूर्व की 

ओर चलकर माहेश्वरी धर्मशाला के सामने से होकर 
.आर. गार्डन के सामने नाला नं. 1 की पुलिया तक . 


बी . 


पश्चिम - नाला नं . 1 पर ट्रेंच रोड के मिलान से उत्तर की ओर 

नाला - नाला चलकर अंबाह बायपास रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 16 -- रामजानकी वार्ड 


पूर्व - बी.आर. गार्डन के पास नाला नं . 1 की पुलिया से 

नाले - नाले दक्षिण की ओर चलकर शुक्ला होटल की 
पुलिया तक . 


दक्षिण - शुक्ला होटल की पुलिया से एम.एस. रोड पर पश्चिम 

की ओर चलकर कोर्ट रोड तिराहे तक. 


पश्चिम - एम. एस. रोड से कोर्ट रोड पर उत्तर की ओर 

चलकर डॉ . तोमर के चौराहे तक . यहां से पूर्व की 
ओर मुड़कर तिलहन संघ के क्वार्टरों के बगल से 
उत्तर की ओर तिलहन संघ रोड पर चलकर नैनागढ 


उत्तर -- कृषि उपज मण्डी तिराहे से माधौपुरा रोड पर पूर्व की 

ओर चलते हुए माधौपुरा की पुलिया क्रास कर वेयर 

हाउस रोड पर अ. जा . कल्याण थाने की पुलिया तक . 
पूर्व - अ. जा. कल्याण थाने की पुलिया से शिक्षा नगर रोड पर 

दक्षिण की ओर चलते हुए एम . एस. रोड पर श्यामसुंदर 

के पेट्रोल पम्प तक . 
दक्षिण - एम . एस. रोड पर श्यामसुंदर के पेट्रोल पम्प से पश्चिम 

की ओर चलकर नाला नम्बर 1 की पुलिया तक. 


रोड तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3773 


1 


वार्ड क्रमांक 20 - ज्योतिबा फुले वार्ड 


पश्चिम...- नाला नं . 1 के किनारे -किनारे उत्तर की ओर चलकर 

बी.आर. गार्डन के पास नाला नम्बर 1 की पुलिया तक . 
यहां से नैनागढ रोड पर पश्चिम की ओर चलकर कृषि 
उपज मण्डी तिराहे तक . 


उत्तर - अंबाह बायपास मार्ग पर नाला नं . 2 के मिलान से 

लालौर रेल्वे क्रासिंग तक . 


वार्ड क्रमांक 17 - नेहरू वार्ड 


उत्तर - गर्ल्स स्कूल रोड पर गर्ल्स स्कूल से पूर्व की ओर चलकर 

गोपीनाथ की पुलिया पंचमुखी हनुमान तक . 
पूर्व - गोपीनाथ की पुलिया के पास पंचमुखी हनुमान से दक्षिण 

की ओर जहारसिंह शर्मा मार्ग पर चलकर एम.एस. रोड 
के पास तोताराम घी वाले के मकान तक . 


पूर्व - लालौर रेल्वे क्रासिंग से रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे 

दक्षिण की ओर चलकर नाला नम्बर 2 व 3 के जंक्शन 
से होते हुए नाला नम्बर 2 मार्ग पर गोपेश्वर डंडौतिया 

की गली तक . 
दक्षिण - नाला नं . 2 मार्ग से गोपेश्वर डंडौतिया की गली में 

पश्चिम की ओर चलकर मस्जिद चौराहे तक . 


पश्चिम - इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से गोपी हाईस्कूल रोड से 

उत्तर में आगे चलकर नाला नं . 2 के सहारे - सहारे अंबाह 
बायपास रोड तक . 


दक्षिण - एम.एस. रोड पर तोताराम घी वाले के मकान से 

पश्चिम की ओर चलकर नेहरू पार्क तक . 


वार्ड क्रमांक 21 - जवाहर वार्ड 


पश्चिम - नेहरू पार्क से शिक्षा नगर रोड पर उत्तर की ओर 
चलकर गर्ल्स स्कूल 

गर्ल्स 

स्कूल तक. 


रोड पर , 


उत्तर - इस्लामपुरा मस्जिद चौराहे से पूर्व की ओर चलकर नाला 

नम्बर 2 मार्ग तक . 


वार्ड क्रमांक 18 - महावीर वार्ड 


उत्तर -- महावीरपुरा मैन रोड से पूर्व में हीरालाल वाली गली में 

चलकर मस्जिद चौराहे तक. 


पूर्व – नाला नम्बर 2 मार्ग पर गोपेश्वर डंडोतिया की गली से 

दक्षिण की ओर चलकर गोपीनाथ की पुलिया के पास 
हाकिम सिंह डंडौतिया के मकान तक . 


दक्षिण - हाकिम सिंह डंडौतिया के मकान से गर्ल्स स्कूल 

रोड 
पर पश्चिम की ओर चलकर भरोषी की धर्मशाला रोड के 
मिलान तक . 


पूर्व - हीरालाल वाली गली के मिलान से मस्जिद चौराहे से 

दक्षिण की ओर भरोषी की धर्मशाला रोड पर चलते हुए 
गर्ल्स 

स्कूल 
दक्षिण - गर्ल्स स्कूल रोड पर भरोषी की धर्मशाला रोड के 

मिलान से पश्चिम की ओर चलकर महावीरपुरा मैन 


रोड तक. 


पश्चिम - गर्ल्स स्कूल रोड से भरोषी की धर्मशाला रोड पर 

उत्तर की ओर चलकर धर्मशाला चौराहे से होकर मस्जिद 


रोड तक . 


चौराहे तक. 


वार्ड क्रमांक 22 - विनोबा वार्ड 


पश्चिम- ~-गर्ल्स स्कूल रोड से महावीरपुरा मैन रोड पर उत्तर की 

ओर चलकर हीरालाल वाली गली के मिलान तक. 


वार्ड क्रमांक 19 - रविदास वार्ड 


उत्तर - अंबाह बायपास मार्ग पर शांति वेयर हाउस के पास 

कच्चे रास्ता से पूर्व की ओर चलकर नाला नम्बर 2 के 


मिलान तक . 


उत्तर - पीपलवाली माता से नाला नम्बर 2 मार्ग पर सिंघलवस्ती 

की ओर चलकर नाला नम्बर 2 एवं 3 के मिलान के पास 

रेल्वे लाईन तक . 
पूर्व नाला जंक्शन से रेल्वे लाइन के किनारे- किनारे दक्षिण की 

ओर चलकर महादेव नाका तक . 
दक्षिण - महादेव नाका से शंकर बाजार मार्ग पर पश्चिम की 

ओर चलकर गोपीनाथ की पुलिया तक . 
पश्चिम - गोपीनाथ की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर नाला 

नं . 2 मार्ग पर पीपल वाली माता तक . 


पूर्व - अंबाह बायपास रोड से दक्षिण की ओर नाला नं . 2 के 

सहारे - सहारे सिंघलबस्ती गोपी हाईस्कूल रोड से चलकर 
मस्जिद चौराहे तक . 


वार्ड क्रमांक 23----बिहारी जी वार्ड 


दक्षिण... मस्जिद चौराहे से हीरालाल वाली गली में पश्चिम की 

ओर चलकर ट्रेंच रोड तक . 
पश्चिम - महावीरपुरा ट्रंच रोड पर उत्तर की ओर चलकर 

अंबाह बायपास पर शांति वेयर हाउस के पास कच्चे 


उत्तर -- महामाया मंदिर रोड पर पालिका बाजार से पूर्व की ओर 

चलकर शंकर बाजार होकर अंडर ब्रिज के पास रेलवे 
लाईन तक 


रास्ते तक . 


3774 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


पूर्व - अंडर ब्रिज के पास से रेलवे लाइन के किनारे- किनारे 

दक्षिण की ओर चलकर रेल्वे माल गोदाम तक . 


पश्चिम - जैन बगीची रोड से उत्तर की ओर चलकर एम.एल.ए. 

रोड क्रास कर यादव गली के अंत तक . 


दक्षिण रेल्वे माल गोदाम से पश्चिम की ओर एम.एस. रोड 

पर चलकर गुफा मंदिर तक . 


वार्ड क्रमांक 27 - हनुमान 

वार्ड 
उत्तर - गिर्राज डंडौतिया की गली से आगे कन्हैया डंडोतिया 

के कुए से पूर्व की ओर डामर रोड पर चलकर इंदिरा 
सरोवर तक . 


पश्चिम - गुफा मंदिर से उत्तर की ओर जहारसिंह शर्मा मार्ग पर 

चलकर पालिका बाजार गोपीनाथ की पुलिया तक . 


वार्ड क्रमांक 24 - सुभाष वार्ड 
उत्तर -- रेलवे अंडरब्रिज से अंबाह रोड पर पूर्व की ओर चलकर 

अंबाह तिराहे तक . 


पूर्व - इंदिरा सरोवर से दक्षिण की ओर बडोखर हनुमान जी रोड 

होते हुए अंबाह रोड तक . 
दक्षिण - अंबाह रोड पर बडोखर हनुमान जी रोड के मिलान 

से पश्चिम की ओर चलकर सेंगर वाली गली के 
मिलान तक . 


पूर्व - अंबाह तिराहे पर राजपूत आडीटर के मकान से दक्षिण 

की ओर चलकर ओव्हरब्रिज के पास उमा तोमर के 


मकान तक . 


दक्षिण - उमा तोमर के मकान से ओव्हरब्रिज के सहारे - सहारे 

पश्चिम की ओर चलकर रेलवे लाईन तक . 


पश्चिम - अंबाह रोड से उत्तर की ओर सेंगर वाली गली में 

चलकर देवीराम उपाध्याय का बाडा शामिल करते हुए 
बाडे की बाउंड्री के सहारे - सहरे पीछे गिर्राज डंडौतिया 
वाली गली से होकर कन्हैया डंडौतिया के कुए तक . 


पश्चिम रेल्वे ओबरब्रिज के पास प्लेटफार्म नं . 1 से रेल्वे 

लाइन के किनारे - किनारे उत्तर की ओर चलकर रेलवे 
अंडर ब्रिज तक . 


वार्ड क्रमांक 28 - इंदिरा गांधी वार्ड 


उत्तर - अंबाह तिराहे से पूर्व की ओर चलकर कैलाश छारी के 

मकान तक . 


पूर्व - कैलाश छारी के मकान से दक्षिण की ओर चलकर 

कालीमाता मंदिर रोड क्रास करते हुए नंदे का पुरा 


मार्ग तक . 


वार्ड क्रमांक 25 - उत्तमपुरा वार्ड 
उत्तर - उत्तमपुरा रेल्वे पुलिया से पूर्व की ओर चलकर यादव 

गली होकर बदलुआ बाल्मीक की गली तक. 
पूर्व - बदलुआ वाल्मीक की गली से दक्षिण की ओर चलकर 

एम.एल.ए. रोड क्रास कर जैन बगीची रोड से होकर 

अंबाह रोड तक . 
दक्षिण - अंबाह रोड पर जैन बगीची रोड के मिलान से 

पश्चिम की ओर चलकर रेल्वे अंडर ब्रिज के पास रेल्वे 

लाईन तक . 
पश्चिम रेल्वे अंडर ब्रिज से रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे 

उत्तर की ओर चलकर उत्तमपुरा रेल्वे पुलिया तक . 


दक्षिण - नंदे का पुरा मार्ग पर पश्चिम की ओर चलकर माहौर 

चौराहा होते हुए रेलवे लाईन तक. 
पश्चिम - कंषाना एसटीडी की गली से ओव्हरब्रिज के किनारे 

चलकर जे. एस. गार्डन के सामने से होते हुए अंबाह 
तिराहे तक . 


वार्ड क्रमांक 29 - मनोहर वार्ड 


वार्ड क्रमांक 26 - अम्बेडकर वार्ड 


उत्तर - रेल्वे लाईन से पूर्व की ओर कंषाना एसटीडी वाली 

गली में चलकर माहौर चौराहा होते हुए नंदे का पुरा 


रोड तक. 


पूर्व - नंदे का पुरा रोड से दक्षिण की ओर चलकर माहौर गली 

होते हुए कबीर आश्रम वाली गली तक . 


उत्तर - यादव गली से पूर्व की ओर चलकर बदलुआ बाल्मीक 

की गली से निकलकर आनंदनगर एवं गोटेनगर आबादी 
शामिल करते 

हुए 

गिर्राज डंडौतिया की गली तक. 
पूर्व गिर्राज डंडौतिया की गली में दक्षिण की ओर चलकर 

देवीराम उपाध्याय के बाडे को छोड़ते हुए सेंगर गली होते 
हुए अंबाह रोड तक . 


Human 


दक्षिण - कबीर आश्रम वाली गली से पश्चिम की ओर चलकर 

रेल्वे लाईन तक . 


दक्षिण - अंबाह रोड पर सेंगर गली से पश्चिम की ओर चलकर 

जैन बगीची रोड के मिलान तक . 


पश्चिम रेल्वे लाईन के किनारे -किनारे उत्तर की ओर चलकर 

कंषाना एसटीडी की गली के मिलान तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3775 


वार्ड क्रमांक 30 

नायडू 

वार्ड 


उत्तर - रेल्वे लाईन से कबीर आश्रम की गली में पूर्व की ओर 

चलकर आगे नंदे का पुरा दगरे से नंदे का पुरा तक . 
पूर्व – नंदे का पुरा रोड से दक्षिण की ओर चलकर नंदे का पुरा 

आबादी शामिल करते हुए किशनपुर रोड तक . 
दक्षिण - नंदे का पुरा रोड के मिलान से किशनपुर रोड पर 

पश्चिम की ओर चलकर रेल्वे क्रासिंग तक . 


पूर्व -- डी . जे. साहब के बंगले से गणेशपुरा रोड पर दक्षिण की 

ओर चलकर गोस्वामी रोड तक . गोस्वामी रोड की दोनों 
ओर की आबादी लेते हुए छात्रावास रोड क्रास कर 

रक्षपाल सिंह की पुलिया नाला नं . 1 तक . 
दक्षिण - रक्षपाल सिंह की पुलिया से पश्चिम की ओर चलकर 

नाले - नाले से कोतवाली के पीछे पुलिया तक . 
पश्चिम - कोतवाली की पुलिया से नाले -नाले चलकर गांधी 

कालोनी की पुलिया होकर पुराने बस स्टेण्ड की 
पुलिया तक . 


पश्चिम – शिकारपुर रेल्वे क्रासिंग से उत्तर की ओर चलकर 

रेल्वे लाइन के किनारे -किनारे कबीर आश्रम की 
गली तक. 


वार्ड क्रमांक 34 - तुलसी वार्ड 


वार्ड क्रमांक 31 - गांधी वार्ड 


उत्तर--नाला नं. 1 पर कोतवाली की पुलिया से नाला - नाला 

पूर्व की ओर चलकर रक्षपाल सिंह की पुलिया तक . 
पूर्व - रक्षपाल सिंह की पुलिया से दक्षिण की ओर नरूआ 

नरूआ चलकर शिकारपुर दगरे तक . 
दक्षिण - शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर गड्डे के 

सामने एस.ए.एफ. खेत से होकर 5 वी बटालियन रोड एवं 
वनखंडी रोड के मिलान तक . 


उत्तर - नाला नम्बर 1 पर रक्षपाल सिंह की पुलिया से नाला 

नाला पूर्व की ओर चलकर रेल्वे लाइन तक. 
पूर्व – नाला नं . 1 के पास रेलवे लाइन के किनारे - किनारे दक्षिण 

की ओर चलकर शिकारपुर दगरे तक . 
दक्षिण - शिकारपुर दगरे पर पश्चिम की ओर चलकर 

शिकारपुर आबादी छोड़ते हुए सिंचाई विभाग के नरूआ 

की पुलिया तक . 
पश्चिम - सिंचाई विभाग के नरूआ की पुलिया से उत्तर की 

ओर चलकर शिकारपुर आबादी छोड़ते हुए नाला नं. 1 
रक्षपाल सिंह वाली पुलिया तक . 


पश्चिम - वनखंडी रोड मिलान से 5 वीं बटालियन रोड पर उत्तर 

की ओर चलकर परेड ग्राउंड के गेट तक . यहां से परेड 
ग्राउंड को शामिल करते हुए परेड ग्राउंड के सहारे - सहारे 
कोतवाली के पीछे नाला नम्बर 1 की पुलिया तक . 


वार्ड क्रमांक 35 - शंकर वार्ड 


वार्ड क्रमांक 32 - गणेश वार्ड 


उत्तर - एम.एस . रोड पर गणेशपुरा की पुलिया से पूर्व की 

ओर चलकर रेल्वे माल गोदाम तक . 


उत्तर - शिकारपुर दगरे पर गली नम्बर 1 बाल्मीक गली के 

मिलान से पूर्व की ओर चलकर शिकारपुर आबादी लेते 
हुए रेलवे क्रासिंग तक . 


पूर्व - रेलवे माल गोदाम से रेलवे लाईन के किनारे-किनारे दक्षिण 

की ओर चलकर नाला नं . 1 के प्रारंभिक बिन्दु तक , 
दक्षिण रेलवे लाइन से नाला नं . 1 के किनारे -किनारे पश्चिम 

की ओर चलकर रक्षपाल सिंह की पुलिया तक . 


पूर्व -शिकारपुर रेलवे क्रासिंग से दक्षिण की ओर रेल्वे लाईन 

के किनारे-किनारे चलकर मुरैना ब्रांच कैनाल तक . 
दक्षिण - रेलवे पुल से नहर - नहर पश्चिम की ओर चलकर 

पीपरीपुरा की मोरी तक . 


पश्चिम - रक्षपाल सिंह की पुलिया से उत्तर की ओर चलकर 

छात्रावास रोड क्रास कर गोस्वामी रोड के पीछे से अ.जा. 
छात्रावास शामिल कर गणेशपुरा रोड से एम.एस. रोड 
गणेशपुरा की पुलिया तक . 


पश्चिम - मुरैना शाखा नहर से पीपरीपुरा के नरूआ - नरूआ 

उत्तर की ओर चलकर गली नं . 1 बाल्मीक गली से 
निकलकर शिकारपुर दगरे तक . 


वार्ड क्रमांक 36 - संजय वार्ड 


वार्ड क्रमांक 33 - बिस्मिल वार्ड 


उत्तर - एम.एस. रोड पर पुराने बस स्टेण्ड की पुलिया से पूर्व 

की ओर चलकर डी . जे. साहब के बंगले तक . 


उत्तर -5 वीं बटालियन रोड पर वनखंडी तिराहे से पूर्व की ओर 

चलकर गड्ढा के किनारे से होकर शिकारपुर दगरे पर 
गली नं . 1 बाल्मीक गली तक . 


3776 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


HEADHAN 


पूर्व -शिकारपुर दगरे से गली नं. 1 बाल्मीक गली में दक्षिण 

की ओर चलकर जीवाराम की बाउण्ड्री को शामिल करते 
हुए नरूआ - नरूआ चलकर मुरैना शाखा नहर तक . 


पश्चिम - वनखण्डी रोड एवं बाल निकेतन रोड के मिलान 

बिन्दु से बाल निकेतन रोड पर उत्तर की ओर चलकर 
एम.एस. रोड और बाल निकेतन रोड के मिलान 
बिन्दु तक . 


दक्षिण - पीपरीपुरा की मोरी से नहर- नहर पश्चिम की ओर 

चलकर सैयद के पास ए.बी. रोड की पुलिया तक. 


वार्ड क्रमांक 39 -- गोपाल वार्ड 


उत्तर - वनखण्डी रोड तिराहे से एम.एस. रोड पर पूर्व की 

ओर चलकर बाल निकेतन रोड के मिलान तक. 


पश्चिम - ए.डी. रोड पर करील वाले सैयद की पुलिया से उत्तर 

की ओर चलकर पीपरीपुरा दगरे तक एवं यहां से 
पीपरीपुरा दगरे पर चलते हुए पूरन पटवारी के मकान के 
सामने से निकलकर उत्तर की ओर चलते हुए रामस्वरूप 
पार्षद की गली से निकलकर 5 वीं बटालियन रोड पर 
पहुंचकर वनखण्डी रोड के मिलान तक . 


पूर्व – एम.एस . रोड और बाल निकेतन रोड के मिलान बिन्दु 

से बाल निकेतन रोड पर दक्षिण की ओर चलकर 
वनखण्डी रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 37 - नानक वार्ड 


दक्षिण - वनखण्डी रोड पर बाल निकेतन रोड से पूर्व की ओर 

गायत्री कालोनी की पुलिया तक . 


उत्तर -- वनखण्डी रोड पर ठाकुर गली से पूर्व की ओर चलकर 

5 वी बटालियन रोड एवं वनखण्डी रोड के मिलान तक . 


पश्चिम - वनखण्डी रोड पर गायत्री कालोनी की पुलिया से 

एम.एस. रोड पर वनखण्डी तिराहे तक . 


पूर्व - वनखण्डी रोड जंक्शन से 5 वी बटालियन रोड पर दक्षिण 

की ओर चलकर आमपुरा गीतांजली भवन के पीछे 
एस.ए.एफ. के खेत तक. 


वार्ड क्रमांक 40 - वनखण्डी वार्ड 


उत्तर - वनखण्डी रोड पर भगरी वाली गली से पूर्व की ओर 
चलकर ठाकुर 

गली तक. 


दक्षिण -5 वी बटालियन रोड पर एस.ए.एफ. के खेत से 

गीतांजली भवन आमपुरा रोड पर पश्चिम की ओर 
चलकर ठाकुर गली तक. 


पूर्व - वनखण्डी रोड से ठाकुर गली में दक्षिण की ओर चलकर 

आमपुरा मुख्य मार्ग तक . 


पश्चिम - आमपुरा डामर रोड से ठाकुर गली में चलकर उत्तर 

की ओर वनखण्डी रोड तक . 


दक्षिण - आमपुरा मुख्य मार्ग पर ठाकुर गली के मिलान से 

पश्चिम की ओर चलकर पूनम नर्सिंग होम के सामने 
नवोदय कालोनी रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 38 - विवेकानंद वार्ड 


उत्तर - एम.एस. रोड पर बाल निकेतन रोड के मिलान से 

पूर्व की ओर चलकर पशु चिकित्सालय के चौराहे 
से दक्षिण की ओर मुड़कर नाला नम्बर 1 को शामिल 
करते हुए वायरलेस केन्द्र के सामने परेड ग्राउंड की 
पुलिया तक . 


पश्चिम - नवोदय कालोनी रोड से दयाल कान्वेंट स्कूल मार्ग पर 

चलकर भगरी वाली गली में प्रवेश कर उत्तर की ओर 
चलकर वनखण्डी रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 41 - अटल वार्ड 


पूर्व - परेड ग्राउंड की पुलिया से दक्षिण की ओर चलकर परेड 

ग्राउंड के गेट के सामने से 5 वीं बटालियन रोड पर 
वनखण्डी रोड के मिलान तक . 


उत्तर - बैरियर चौराहे पर पुलिस कंट्रोल रूम के कोने से पूर्व 

की ओर एम.एस. रोड पर चलते हुए वनखण्डी चौराहे पर 
भगरी वाली गली तक. 


दक्षिण -5 वी बटालियन रोड के मिलान से वनखण्डी रोड पर 

पश्चिम की ओर चलकर बाल निकेतन रोड के मिलान 
बिन्दु तक . 


पूर्व- भगली वाली गली में दक्षिण की ओर चलकर दयाल 

कान्वेंट स्कूल मार्ग एवं नवोदय कालोनी रोड से होकर 
आमपुरा चौराहे तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3777 


दक्षिण - आमपुरा चौराहे से दक्षिण - पश्चिम की ओर 

न्यू आमपुरा रोड पर चलकर ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड 
स्टोरेज तक . 


पूर्व - ए.बी. रोड पर मयूरवन कालोनी रोड के मिलान से दक्षिण 

की ओर चलते हुए मुरैना ब्रांच कैनाल तक . 
दक्षिण - ए.बी. रोड पर मुरैना ब्रांच कैनाल की पुलिया से 

नहर - नहर पश्चिम की ओर चलते हुए महाराजपुर की 
पुलिया तक . 


पश्चिम -ए.बी रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से उत्तर की ओर 

चलकर बैरियर चौराहा पुलिस कंट्रोल रूम तक . 


वार्ड क्रमांक 42 -तिलक वार्ड 


पश्चिम - महाराजपुर की पुलिया से महाराजपुर रोड पर उत्तर 

की ओर चलकर मयूरवन कालोनी के मुख्य मार्ग के 


मिलान तक. 


वार्ड क्रमांक 46 -- मयूरवन 


-मयूरवन वार्ड 


उत्तर - आमपुरा चौराहे से पूर्व की ओर चलकर एस.ए.एफ. के 

खेत से निकलकर संजय कालोनी रामस्वरूप पार्षद वाली 

गली से होकर पीपरीपुरा रोड तक . 
पूर्व - पीपरीपुरा रोड पर रामस्वरूप पार्षद की गली के 

मिलान से दक्षिण की ओर चलकर पूरन पटवारी के 
मकान के सामने से होते हुए पीपरीपुरा दगरे से ए.बी. 


उत्तर - एम. एस. रोड पर महाराजपुर रोड से पूर्व की ओर 

चलकर रेस्टहाउस तक. 


रोड तक . 


पूर्व - बैरियर चौराहे के पास रेस्टहाउस कॉर्नर से ए.बी. रोड 
पर दक्षिण की ओर चलकर मयूरवन कालोनी 

मुख्य 

मार्ग 
के मिलान तक . 


दक्षिण - ए.बी. रोड पर पीपरीपुरा दगरे से उत्तर की ओर 

चलकर आमपुरा रोड के पास सीता कोल्ड स्टोरेज तक . 


आमपुरा 


रोड 


पश्चिम - ए.बी. रोड पर सीता कोल्ड स्टोरेज से 

होते हुए आमपुरा चौराहे तक . 


दक्षिण - ए.बी. रोड से मयूरवन कालोनी मार्ग पर पश्चिम 

की ओर चलकर बिस्मिल चौराहा शामिल करते हुए 
महाराजपुर 


रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 43 -राजगुरू 

वार्ड 


पश्चिम - महाराजपुर रोड पर मयूरवन कालोनी के मिलान से 

उत्तर की ओर चलकर एम.एस. रोड तक . 


उत्तर - किशनपुर रोड. 


पूर्व - राजस्व ग्राम भौडेरी की पूर्वी सीमा तक. 


वार्ड क्रमांक 47 - भगतसिंह वार्ड 


दक्षिण - आसन नदी . 


पश्चिम - आगरा - मुम्बई रेलवे लाईन . 


उत्तर - एम.एस . रोड पर श्यामाचरण उपाध्याय कालेज के पास 

जौरा खुर्द की पश्चिमी सीमा से पूर्व की ओर चलकर 
महाराजपुर रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 44 - सरदार पटेल वार्ड 


उत्तर - मुरैना शाखा नहर. 


पूर्व – एम . एस . रोड से महाराजपुर रोड पर दक्षिण की ओर 

चलकर मुरैना शाखा नहर की महाराजपुर पुलिया तक. 


पूर्व - आगरा - मुम्बई रेलवे लाईन. 


दक्षिण - महाराजपुर पुलिया से नहर - नहर पश्चिम की ओर 

चलते हुए महाराजपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा तक . 


दक्षिण - आसन नदी. 


पश्चिम - राजस्व ग्राम डोमपुरा की पश्चिमी सीमा तक . 


पश्चिम -महाराजपुर 

की पश्चिमी राजस्व सीमा पर उत्तर की 
ओर चलकर श्यामाचरण उपाध्याय कालेज के पास जौरा 
खुर्द की पश्चिमी सीमा पर एम.एस. रोड तक . 


वार्ड क्रमांक 45...- चम्बल वार्ड 


मार्ग पर 


उत्तर -महाराजपुर 

रोड से मयूरवन कालोनी के 

मुख्य 
पूर्व की ओर चलकर बिस्मिल चौराहे से होते हुए 
ए.बी. रोड तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

शिवानंद दुबे , आयुक्त . 


3778 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


कार्यालय, कलेक्टर ( पंचायत ), जिला हरदा, मध्यप्रदेश 
ग्राम पंचायत 
परिशिष्ट -5 ( अ ) 

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2014 
क्र . - 10789-2014 - पंचा-निर्वा. - मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश 
पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कलेक्टर , जिला हरदा, 

मध्यप्रदेश , एतद्द्वारा 

नीचे 
दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ ( 4 ) 
में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, 

तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये 
आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ ( 5 ) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , 


अर्थात् : 


खण्ड - हरदा 


सारणी 


सीमा गांव के मकान से मकान तक 


अनु 
क्रमांक 
( 1 ) 


ग्राम पंचायत वार्डों का 
का नाम क्रमांक 
( 2 ) ( 3 ) 


आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण 
प्रवर्ग 

संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 4 ) 


59 


बैरागढ़ 


1 बैरागढ़ 


1 


अ . जा . 


4 


म . नं . 1 से म . नं . 22 तक 
रामकली/ रामेश्वर से सेवन्ती बाई / प्रहलाद के मकान तक . 


4 


3 


5 


2 


5 


2 


3 


3 


2 म . नं . 26 से म. नं . 53 तक 

अ . ज . जा . 
श्रीकिशन/ टुकडया से सुरेश / भैयालाल के मकान तक . 
__ म . नं . 55 से म . नं . 77 तक 

अन्य पिछड़ा वर्ग 
अनिल/ जागेश्वर से पूरनलाल / 

/ भैयालाल के मकान तक. 
_ " म . नं . 79 से म. नं . 98 तक 

महिला अ . जा . 
रामशंकर/ भैयालाल से दिनेश/ सत्यनारायण के मकान तक . 
_1 म . नं . 98/1 से म. नं . 118 तक 

महिला अ. ज . जा . 
अमर सिंह/ बादर सिंह से दयाराम/ तुलसीराम के मकान तक . 
6 म . नं . 119 से म . नं . 556 तक 

महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 
हरिओम/ मूलचंद से सुन्दरलाल/ श्यामलाल के मकान तक . 
7 - " म . नं . 559 से म . नं . 595 क तक 

महिला अन्य 
रफी/मोहम्मद से मथुरा/किशोरी के मकान तक . 
8 

म . नं . 596 से म . नं . अन्त तक 

गणेश/ बद्रीप्रसाद से सुरेश/किशोरी के मकान तक. 
9 खेडीमेहमूदाबाद म. नं . 7 क से 325 त तक 

गंगाधर/नाथूराम से मनोज/गोन्डूलाल के मकान तक . 
10 

म. नं . 325 ए से 320 च तक 

शंकर/ राधेश्याम से आशाराम/ रामेश्वर के मकान तक . 
11 

म . नं . 320 छ से 320 द तक 

अमर सिंह/ लक्ष्मण से शांता/ मरदान सिंह के मकान तक . 
12 

म . नं . 320 ध से 322 छ तक 
रामदीन/ रामकिशन से चंदूलाल/ रामदयाल के मकान तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3779 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


14 


15 


13 खेडीमेहमूदाबाद म. नं . 322 ज से 322 भ तक 

भागीरथ/शिवकरण से रागिनी/ अमित कुमार के मकान तक . 
म. नं . 322/1 से 324 द तक 
रामकृष्णा/ रामभाऊ से सुकिया/ घुडिया के मकान तक . 
म . नं . 122 से 127 तक 

मनोहरलाल / रामकरण से साजिद शाह / साबिर शाह के मकान तक . 
16 

म. नं . 127 क से 326/15 क तक 

अनरी बी/ नूर खां से दिनेश/शिवराम के मकान तक . 
17 

म. नं . 326/16 क से 120 ण 

योगेश/ रामनिवास से लक्ष्मीनारायण/ बोंदर के मकान तक . 
18 

म. नं . 120 च/1 से 192 क तक 

लक्ष्मीनारायण/ नत्थू से दीपक कुमार/रमेशचंद के मकान तक . 
19 

म. नं . 193 से 200 तक 
गौरीशंकर/शिवनारायण से पिंकी/राधेश्याम के मकान तक . 


20 


म . नं . 200 क से 209 क तक 
ब्रम्हाप्रसाद/ ताराचंद से 

अतुल/ भुवन 

विक्रम के मकान तक . 


रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर. 


ग्राम पंचायत 
परिशिष्ट -5 ( अ ) 

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2014 
क्र . - 10789-2014 -पंचा-निर्वा. - मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश 
पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा नीचे 
दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ ( 4 ) 
में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये 
आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5 ) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , 
अर्थात् : 


- 


खण्ड - हरदा 


सारणी 


सीमा गांव के मकान से मकान तक 


अनु 
क्रमांक 
( 1 ) 


ग्राम पंचायत वार्डों का 
का नाम क्रमांक 
( 2 ) ( 3 ) 


आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण 
प्रवर्ग 

संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 4 ) 


7 


उडा 


उडा 


अ . जा . 


5 


2 


- " 


अ . ज . जा . 


3 


म . नं . 1 से म . नं . 24 तक 
राधेलाल/ हरि से महेश/नाथूराम के मकान तक . 
म. नं . 24/1 से म . नं . 64 तक 
विष्णु/नाथूराम 

से गफूर/ खुदाबक्स के मकान तक . 
म . नं . 65 से म. नं . 110/2 तक 
गरीबा/ सीताराम से बादर खां /नज्जू खां के मकान तक . 


3 


अन्य पिछड़ा वर्ग 


5 


3780 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


4 


उडा 


महिला अ. जा . 


3 


म. नं . 113 से म . नं . 147 तक 
गेंदालाल/स/रघुनाथ 

से श्यामलाल / रामप्रसाद के मकान तक . 


5 


_ . " 


महिला अ. ज . जा . 


2 


6 


महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 


3 


AN 


म . नं . 148/1 से म. नं . 172/5 तक 
धीरज / लक्ष्मीनारायण से पार्वती/ 

/ पप्पू 

के मकान तक . 
म. नं . 172/6 से म . नं . 199/1 तक 
शोभाराम / बोहरा से सुषमा 

के मकान तक. 
म . नं . 199/2 से म. नं . 248/1 तक 
रामदास / रामेश्वर से नितेश के मकान तक . 


7 


महिला अन्य 


2 


8 


9 


10 


11 


कुलहरदा 


म . नं . 249/2 से 272 तक 
अपना/ रामगुलाम से मधु/मुकेश के मकान तक . 
म . नं . 273 से म . नं . 304 तक 
उमेश/ राम से सोनम के मकान तक. 
म. नं . 305 से म. नं . अन्त तक 
कलावती/ परमेश्वर से अन्त के मकान तक . 
म. नं . 345 से म . नं . 459 तक 
किशोरीलाल / धन्नालाल से आरती/ सतीश के मकान तक . 
म . नं . 459 क से म . नं . 507 ख तक 
रमेशचंद/ रामगोपाल से सर्वेन्द्र/ इन्द्रपाल के मकान तक . 
म. नं . 1/ क से 4 क / 2 के मकान तक 
भीम सिंह / समरत से महेश/ यादव के मकान तक . 
म . नं . 4/ 5 क से 435 तक 
विजय / राधेश्याम से कैलाश के मकान तक . 


12 


13 


14 


15 


_ " 


16 


17 


म . नं . 209 से 278 तक 
सलामउद्दीन से साधना सिटोके के मकान तक . 
म . नं . 281 से 905 तक 
तार मोहम्मद से जलाउद्दीन के मकान तक . 
म. नं . 24 से म. नं . 172 तक 
हरिप्रसाद / अनोखी से संगीता के मकान तक . 
म . नं . 16 क से म . नं . 53/1 तक 
संतोषी से विक्की के मकान तक. 
म . नं . 486 से म. नं . 630 क / 4 तक 
हरनारायण / नत्थूलाल 

से शिवकन्या / जगन्नाथ के मकान तक . 
म. नं . 283 से म . नं . 60 तक 
हरनारायण से मोहम्मद सद्दाम हुसैन के मकान तक . 


18 


19 


20 


रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर. 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3781 


ग्राम पंचायत 
परिशिष्ट -5 ( अ ) 

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2014 
क्र . - 10789-2014 - पंचा -निर्वा. - मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश 
पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा नीचे 
दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ ( 4 ) 
में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये 
आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5 ) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , 
अर्थात् 


खण्ड - हरदा 


सारणी 


ग्राम पंचायत 


वार्डों का 


सीमा गांव के मकान से मकान तक 


अनु. 
क्रमांक 
( 1 ) 


का नाम 
( 2 ) 


क्रमांक 
( 3 ) 


आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण 
प्रवर्ग 

संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 4 ) 


5 हरदाखुर्द 


1 हरदाखुर्द 


अ . जा . 


5 


2 


म . नं . 1 से म. नं . 33 तक 
महेश के म. नं. से सूरज/ मनीष के मकान तक. , 
म . नं . 35 से म . नं . 92 तक 
रेवाराम/ तुलसीराम के म. नं . से मालती/ 
कैलाश के मकान तक. 


अ . ज . जा . 


3 


3 


अन्य पिछड़ा वर्ग 


5 


म . नं . 93 से म. नं . 143/1 तक 
रामविलास के म . नं. से रिन्की के मकान तक . 


4 


महिला अ . जा . 


3 


म. नं . 144 से म . नं . 184 तक 
रामगोपाल के म. नं . से राजकुमार के मकान तक . 


5 


महिला अ . ज . जा . 


2 


म . नं . 185 से म. नं . 1/2 तक 
जानी/ गोपाल के म. नं . से गणपत के मकान तक . 


6 


महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 


3 


म. नं . 1/4 से म. नं . 22/2 तक 
श्याम सिंह के म. नं . से रंजना के मकान तक . 
म . नं . 222 ख से म . नं . 20 / ख तक 
बसंत के म. नं . से हरिराम के मकान तक . 


7 


महिला अन्य 


2 


8 


म . नं . 208 / 19 क से म . नं . 200 ठ तक 
परसराम के म . नं . से सावित्री/ राकेश के मकान तक . 


9 


10 


___ 


म . नं . 200 ड से म . नं . 48 तक 
कुसूम/ कमल सिंह के म. नं . से ममता/ मोहन के मकान तक . 
म . नं . 291/8 से म . नं . 202/3 तक 
संतोष/ मदन के म. नं . से किर्ती/ संजय के मकान तक . 
म . नं . 204/4 से म. नं . 210/ क तक 
महेन्द्र के म. नं . से दिनेश/ राधेश्याम के मकान तक . 
म . नं . 210 ख से म. नं . 290 ख तक 
बसु बाई/ कलम के म. नं. से हरि सिंह/ मूलचंद के मकान तक . 


11 


12 


3782 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


14 


13 हरदाखुर्द एवं म. नं . 292 से म. नं. 779 ड तक 

रिछाडिया जगदीश/ बाबूलाल के म. नं . से अमीन/ आबिद के मकान तक. 
हरदाखास म . नं . 295 से म . नं . 212 तक 

लीला बाई/पलक के म. नं. से अपूर्वा/ राजेन्द्र के मकान तक . 
15 

म. नं . 212 से म. नं . 223 तक 
राधा/ लक्ष्मण के म. नं . से देवेन्द्र सिंह/ कमल सिंह के मकान तक. 


16 


17 


म. नं . 224 से म . नं . 237 तक 
कमला/ सालकराम के म. नं. से दुर्गा बाई के मकान तक . 
म . नं . 346 क से म . नं . 687 तक 
दीनदयाल/ मांगीलाल के म. नं . से नरेन्द्रसिंह के मकान तक . 
म . नं . 704 से म. नं . 362 तक 
रागिनी /विष्णु के म. नं. से संगीता/ हरीशचंद्र के मकान तक . 
म . नं . 12/1 से म . नं . 905 / क तक 
किशोरीलाल/ रामरतन के म. नं. से निजाम मोहम्मद के मकान तक . 


18 


19 


20 


म . नं . 1 क / 1 से म. नं . 7 क / 2 तक 
कला बाई/ देवराम के म. नं. से गंगाबाई/ सुन्दरलाल के मकान तक , 


- 


रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर. 
जनपद पंचायत 
परिशिष्ट -5 ( ब ) 

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2014 
मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के 
नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में अंकित जनपद 
पंचायत हरदा को स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित अनुसार होगी, 
विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों 
की संख्या स्तम्भ ( 5 ) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , अर्थात् : 

सारणी 


जनपद पंचायत 


सीमा ग्राम पंचायत के नाम 


अनु 
क्रमांक 
( 1 ) 


का नाम 


निर्वाचन क्षेत्रों 
के क्रमांक 
( 3 ) 


आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण 
प्रवर्ग 

संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


1 


अजा 


5 


2 


अजजा 


7 


3 


अपिव 


6 


4 


मसनगांव , कमताड़ा 
मोहनपुर , गहाल , धुरगाड़ा 
डगांवाशंकर, रोलगांव 
रैसलपुर, झाड़पा, नकवाड़ा 
जिजगांवखुर्द, बूंदड़ा, बालागांव 
खामा पड़वां, केलनपुर, सुखरास 
रन्हाईकला, कुकरावद, कनारदा 


महिला अजा 


3 


5 


महिला अजजा 


4 


6 


महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 


3 


7 


महिला सामान्य 


3 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3783 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


हरदा 


8 


मगरधा, सिरकम्बा 


9 


उड़ा, भाटपरेटिया 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


कड़ोला उवारी, रहटाखुर्द, बैरागढ़ 
हरदा खुर्द, पिड़गांव 
आदमपुर, रिजगांव , नांदरा , गोगिया 
अबगांवकला, 

भुन्नास 
अबगांवखुर्द, डगावानीमा, सोनखेड़ी 
सुरजना, खेड़ीनीमा, हीरापुर, बागरूल 
हंडिया , मांगरूल 
सिगोन, उवां, साल्याखेड़ी 
भादुगांव, देवतलाब, कोलीपुरा 
रेलवां, अजनास रैयत, खेड़ा 
बिछोलामाल, हनीफाबाद, काकडदा 
रातातलाई, पचोला, बेसवा, नयापुरा 
सोनतलाई, करनपुरा, कचबैड़ी , झालवा 
छिड़गांव, पांचातलाई, धनगांव 
बीड़ , पलासनेर, नीमगांव 
सामरधा, कायागांव, बैड़ी, झाड़पा ( नवीन ) 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर. 
जिला पंचायत 
परिशिष्ट -5 ( ब ) 

हरदा, दिनांक 8 अक्टूबर 2014 
मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के 
नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में अंकित जिला 
पंचायत हरदा को स्तम्भ ( 3 ) में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ ( 4 ) में उल्लेखित अनुसार 

होगी, 
विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की 
संख्या स्तम्भ ( 5 ) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , अर्थात् : 

सारणी 


जिला का नाम 


अनु 
क्रमांक 
( 1 ) 


निर्वाचन क्षेत्रों 
के क्रमांक 
( 3 ) 


निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 
( ग्राम पंचायत के नाम ) 

( 4 ) 


आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 
प्रवर्ग 

संख्या 
( 5 ) 

( 6 ) 


( 2 ) 


a 


1 


हरदा 


1 


अजा 


2 


3 


. 


हंडिया, नयापुरा, हीरापुर, मांगरूल, 
रातातलाई, उवां, भादुगांव, कोलीपुरा , 
खेड़ा, बेसवां, अजनासरैयत , बैड़ी, 
कचबैड़ी, रेलवां, देवतलाब, सिगोन , 


अजजा 
अन्य पिछड़ा वर्ग 
महिला अजा 


3 


1 


3784 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


हरदा 


2 


महिला अजजा 
महिला अन्य पिछड़ा वर्ग 
महिला सामान्य 


2 


2 


2 


3 


3 


. 


4 


4 


झाड़पा, पश्चिम , पचोला, धनगांव, 
कायागांव , साल्याखेड़ी, बागरूल, 
कांकड़दा, झालवा. 
रिजगांव, अबगांवकला, करताना, 
कुहीग्वाड़ी, तजपुरा , भवरास , 
छीपानेर, सोनखेड़ी, नांदरा , 
आदमपुर, खेड़ीनीमा, भुन्नास , 
डगावानीमा, अबगांव खुर्द, पिड़गांव , 
गोगिया, हरदा खुर्द, गोंदागांव खुर्द, 
उड़ा , सुरजना. 
उन्द्राकच्छ, धौलपुर कला, सन्यासा , 
चारखेड़ा, छिदगांवमेल , पोखरनी , 
बधवाड़ , बिच्छापुर, अहलवाड़ा, नौसर, 
गोंदड़ी, बाजनिया, सामरधा, नयागांव , 
गाड़ामोड़कला, रायबोर, गोंदागांवकला, 
पीपल्याकला, गुल्लास, लछोरा , 
रूंदलाय . 
नजरपुरा , रहटगांव, फुलड़ी, बरकला, 
गाड़ामोड़खुर्द, टेमागांव, डोलरिया, 
भादुगांव , सिरकम्बा, आलमपुर, 
दूधकच्छ, छिदगांव तमोली, पानतलाई, 
सोहागपुर, सोडलपुर, सौंताड़ा, 
मनियाखेड़ी, नांदवां, निमाचाखुर्द. 
रैसलपुर, झाड़पा, मगरधा, धुरगाढ़ा, 
मोहनपुर , गहाल , नकवाड़ा , बालागांव, 
सिरकम्बा, सुखरास, खामापड़वा, 
कुकरावद, कनारदा, खिड़कीवाला, 
खमगांव, भाटपरेटिया, रन्हाई कला, 
रहटाखुर्द, बून्दड़ा, जिजगांव खुर्द. 
सोनतलाई , पांचातलाई, करनपुरा , 
छिड़गांव, नीमगांव, कडोलाउवारी, 
पलासनेर, मसनगांव , बीड़, कमताड़ा, 
रोलगांव, डगांवाशंकर, बारंगी, 
खमलाय , बारंगा, काल्याखेड़ी, 
केलनपुर, सामरधा, हनीफाबाद , 
बिछोलामाल, मरदानपुर , बैरागढ़, 
कालकुण्ड. 
सारंगपुर, पाहनपाट , कुड़ावा, मांदला, 
सक्तापुर, मुहालकला, चौकड़ी, 
पोखरनी, पीपल्या भारत, पड़वा, 
पहटकला, बावडिया , डेडगांवमाल, 
कानपुरा , चारूवा, नगावामाल, 
कालधड़, बम्हनगांव, धनवाड़ा, 
सारसूद, कड़ोला राधौ, बड़नगर. 


5 


5 


6 


6 


7 


7 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


3785 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


8 


हरदा 


8 


9 


9 


सांगवामाल , टेमलावाड़ी, प्रतापपुरा , 
मक्तापुर , छुरीखाल, जूनपानी ( भवरदी ), 
मोरगढ़ी, रामटेक, कुकड़ापानी , 
सांवलखेड़ा, हसनपुरा, सोमगांवकला, 
भगवानपुरा, नहालीकला, दीपगांवकला, 
आमासेल , ढोलगांवकला, बेड़ियाकला, 
जटपुरामाल, जयमलपुरा , 

लोलांगरा. 
जिनवानिया, रामपुरा, सिराली, धनकार, 
महेन्द्रगांव, पीपल्या ( खूदिया ), खूदिया , 
जूनापानी ( मकड़ाई ), जामन्याखुर्द, 
चिकलपाट , सांवरी, मकड़ाई, पटाल्दा, 
गोमगांव, आमाखाल, जामुखो, मुहाड़िया , 
रहटाकला. 
कचनार, केली, मालेगांव , रातामाटी, 
कायदा, रवांग, टेमरूबहार, चन्द्रखाल , 
लाखादेह , बोरी, राजाबरारी, बड़झिरी, 
कायरी, बड़वानी, कासरनी, छीरपुरा , 
झाड़बीड़ा, कपासी, बोरपानी , आमसागर, 
बांसपानी , बंशीपुरा, बोथी, पाटियाकुआ , 
लोधीढाना. 


10 


10 


रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर. 


प्रपत्र -3( ब ) 


हरदा, दिनांक 27 सितम्बर 2014 


मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व 
जिला हरदा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी ( जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है ) के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित ग्राम पंचायत 
में स्तंभ ( 4 ) में वर्णित ग्राम/ ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक ( 3 ) " ग्राम पंचायत " 
की सीमा स्तंभ क्रमांक ( 3 ) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये 
ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 


जिला 


खण्ड का 


ग्राम पंचायत 


संविलियन 


जनसंख्या 


नाम 


का नाम 


के पश्चात् 


सम्मिलित 
किये जाने 
वाले गांव 
का नाम 


पटवारी 
हल्का 
क्रमांक 


ग्राम पंचायत 
की सीमा में 

आने वाले 
गांव के नाम 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


हरदा 


हरदा 


ऊड़ा 


ऊड़ा 
कुलहरदा 


ऊड़ा 
कुलहरदा 


3499 
3560 


प.ह.नं. 11 
प.ह.नं. 10 


योग 


7059 


रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर. 


3786 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 


[ भाग 2 


प्रपत्र -3 ( ब ) 


हरदा, दिनांक 27 सितम्बर 2014 


मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व 
जिला हरदा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है ) के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित ग्राम पंचायत 
में स्तंभ ( 4 ) में वर्णित ग्राम/ ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक ( 3 ) " ग्राम पंचायत " 
की सीमा स्तंभ क्रमांक ( 3 ) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये 
" ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 


जिला 


खण्ड का 


ग्राम पंचायत 


संविलियन 


जनसंख्या 


नाम 


का नाम 


के पश्चात् 


सम्मिलित 
किये जाने 
वाले गांव 
का नाम 


पटवारी 
हल्का 
क्रमांक 


ग्राम पंचायत 
की सीमा में 

आने वाले 
गांव के नाम 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


हरदा 


हरदा 


हरदाखुर्द 


4823 


हरदाखुर्द 
रिछाड़िया 
हरदाखास 


हरदाखुर्द 
रिछाड़िया 
हरदाखास 


16 


प.ह.नं. 06 
प.ह.नं. 06 
प.ह.नं. 10 


2546 


योग .. 


7385 


रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर. 


प्रपत्र -3 ( ब ) 


हरदा, दिनांक 27 सितम्बर 2014 


मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व 
जिला हरदा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी ( जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है ) के स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित ग्राम पंचायत 
में स्तंभ ( 4 ) में वर्णित ग्राम/ ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक ( 3 ) " ग्राम पंचायत " 
की सीमा स्तंभ क्रमांक ( 3 ) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये 
" ग्राम " के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 


जिला 


खण्ड का 


संविलियन 


जनसंख्या 


ग्राम पंचायत 

का नाम 


नाम 


के पश्चात् 


सम्मिलित 
किये जाने 
वाले गांव 
का नाम 


पटवारी 
हल्का 
क्रमांक 


ग्राम पंचायत 
की सीमा में 

आने वाले 
गांव के नाम 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


हरदा 


हरदा 


09 


बैरागढ़ 
बैरागढ़ 


बैरागढ़ 
खेड़ीमेहमूदाबाद 
योग .. 


बैरागढ़ 
खेड़ीमेहमूदाबाद 


1100 
1644 


प.ह.नं. 
प.ह.नं. 09 


2744 


रजनीश श्रीवास्तव , कलेक्टर. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2014. 


